रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3430 ] 
No. 3430 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


5128 GI / 2021 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 15092021-229635 

- 


CG - DL - E - 15092021-229635 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 14 , 2021 / भाद्र 23 , 1943 

NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 14 , 2021 / BHADRA 23 , 1943 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 2021 


का . आ . 3742 ( अ ) – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2815 ( अ ) तारीख 13.07.2021 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा बिहार राज्य के कैमूर ( भभुआ ) जिले में NH2 के 
कि.मी. 861 से कि.मी. 877.6 ( कैमूर ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / 4 लेन / 6 - लेन का बनाने , आदि ) , 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 21.07.2021 
को " दैनिक भास्कर " और " टाइम्स ऑफ़ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम 
प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


( 1 ) 


H 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


राज्य का नाम : बिहार 

क्रमिक सर्वेक्षण भूमि का 

संख्या संख्या प्रकार 


2 


13 


4 


LO 


5 


अनुसूची 

बिहार राज्य के कैमूर ( भभुआ ) जिले में NH2 के कि.मी. 861 से कि.मी. 877.6 ( कैमूर ) के लिए अर्जन की जाने वाली 
संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


3 


तालुक का नाम : मोहनियाँ 

गांव का नाम : बरेज 


1437 निजी 

गांव का नाम : कौड़ीराम 


32 


2364 निजी 


33 


221 निजी कृषि 


गांव का नाम : मौहनिया 


जिले का नाम : कैमूर ( भभुआ ) 

भूमि की 

भूमि का 

प्रकृति 

क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


निजी 

निजी 


आवासीय 0.0035 


4 


0.0056 


आवासीय 0.008 


आवासीय 0.0168 

आवासीय 0.0096 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


सरोज कुंवर पति स्वर्गीय मुनीब साह 
( ) 


मु ० उदासी कुवर पति स्वारथ साह वो कन्हई साह वो 
परमा साह पिता स्वारथ साह वो घुरफेकन साह पिता 
रघुनन्दन साह वो गंगा साह पिता लखन साह सा0 
कौड़ीराम 
( ) 


संगीता देवी पति दीपक प्रसाद केसरी वो सुशीला देवी 
पति गुलाबचंद केशरी 

( 


| विक्रमा यादव पिता स्व ० रामज्ञानी यादव 

0 

विक्रमा यादव पिता स्व ० रामज्ञानी यादव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 


8 


19 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


35 


38 


39 


43 निजी 


61 


निजी 


44 निजी 


62 


निजी 


63 


65 


निजी आवासीय 0.0048 


45 निजी आवासीय 0.0108 


निजी 


निजी 


निजी 


64 निजी 


65 निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


आवासीय 0.01 


65 निजी 


आवासीय 0.0072 


आवासीय 0.0084 


आवासीय 0.008 


आवासीय 0.0056 


आवासीय 0.0052 


आवासीय 0.0048 


आवासीय 0.0072 


आवासीय 0.0081 


आवासीय 0.0029 


आवासीय 0.0029 


( 

अजय प्रताप सिंह पिता स्व 0 हवलदार सिंह 

| ( ) 

शारदा सिंह पति प्रेमशंकर सिंह वो उपेंद्र नारायण सिंह 
पिता स्व 0 अवधेश सिंह वो बृजेंद्र नारायण सिंह पिता 
स्व 0 ज्ञानेश्वरी सिंह वो श्याम लाल गुप्ता और अन्य 

( 


यमुना केशरी पिता स्व 0 हरिद्वार साह 

( ) 


राणा प्रविन पति मो 0 मुस्तफा अली 

( 


जयकिशोर सिंह वो धीरेंद्र प्रताप सिंह पिता स्व 0 बबन 

सिंह 

0 


भगवंती देवी पति बाबू अवधेश सिंह 

( ) 


ललिता देवी पति बृजबिहारी लाल 

( 


श्रवण कुमार सिंह वो अमन कुमार पिता स्व 0 
हरिनारायण सिंह 


( 

जलेशरी प्रसाद सिंह वो लालेश्वरी सिंह वो कमलेश्वरी 
प्रसाद सिंह पिता रामाधीन सिंह 

( ) 


बृजबाला देवी पति नरेंद्र प्रताप सिंह वो राजमुनि कुंवर 
पति स्व 0 मैनेजर सिंह वो अभिराजी कुंवर पति स्व 0 
विजय बहादुर सिंह , 


( 

संजू देवी पति राज कुमार राय वो पुष्पा देवी पति 
| शिवप्रकाश राय वो सुमन राय पति विपिन राय 

( ) 

राजेश्वर चौधरी पिता स्व ० झूरी चौधरी 

0 


पारस चौधरी पिता स्व ० झुरी चौधरी 

( ) 


3 


4 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


65 


निजी 


गांव का नाम : पकरिहार 


400 निजी कृषि 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


405 निजी कृषि 


आवासीय 0.0029 


406 सरकारी कृषि 


411 निजी 


411 निजी 


407 निजी कृषि 0.002 


408 निजी आवासीय 0.0238 


413 निजी 


411 निजी आवासीय 0.0052 


427 निजी 


0.0158 


0.0437 


0.0062 


आवासीय 0.0158 


412 निजी आवासीय 0.0151 


आवासीय 0.0052 


कृषि 


428 निजी कृषि 


आवासीय 0.058 


0.0288 


0.0124 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


सरस्वती कुंवर पति बृज बिहारी सिंह 

( ) 


| विनोद सिंह वो अरविंद सिंह पिता गोपाल सिंह वो 

मनमोहन सिंह वो शिवनंदन सिंह पिता विश्वभर सिंह 


| ( ) 

| विष्णु प्रसाद वो इंद्रजीत प्रसाद पिता स्व ० केशव साह वो 
| देवदासी देवी पति स्व ० विक्रमा साह 

( ) 

बिहार सरकार 

10 


निर्मला देवी पति स्व 0 रामजी सिंह 

0 

निर्मला देवी पति स्व 0 रामजी सिंह 

( ) 


त्रिभुवन राम पिता स्व 0 शिवनारायण राम वो श्री कृष्ण 
भगवान राम पिता श्री राम नारायण राम वो ओम 
प्रकाश भारती पिता स्व ० सत्यनारायण राम 

( 


वंशनारायण यादव पिता रामायण सिंह वो अंतु सिंह 
पिता कुमार सिंह 

| ( ) 


बृज बिहारी चौधरी वो राम प्रताप चौधरी वो देवानंद 
चौंधरी पिता स्व 0 शिवधार सिंह 

0 


रामप्रताप सिंह उर्फ बाढु सिंह वो शम्भू सिंह पिता स्व ० 
राजाराम सिंह जयप्रकाश सिंह वो सुरेन्द्र सिंह पिता स्व ० 
दयाशंकर सिंह 

( ) 


रामप्रताप सिंह उर्फ बाढु सिंह वो शम्भू सिंह पिता स्व ० 
राजाराम सिंह जयप्रकाश सिंह वो सुरेन्द्र सिंह पिता स्व ० 
दयाशंकर सिंह 

( 

विनोद सिंह वो अरविंद सिंह पिता गोपाल सिंह वो 
मनमोहन सिंह वो शिवनंदन सिंह पिता विश्वभर सिंह 

0 

शिवमूरत सिंह यादव पिता स्व 0 वीरभद्र सिंह यादव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


433 निजी 


434 निजी 


434 निजी 


435 निजी 


कृषि 


आवासीय 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


0.0048 


आवासीय 0.0038 


439 सरकारी कृषि 


0.0176 


आवासीय 0.0144 


कुल 


435 निजी आवासीय 0.0177 


0.0096 


0.4322 


( ) 

ईश्वर दयाल सिंह वो उदय प्रताप सिंह वो नरेश सिंह वो 
रामसूरत सिंह वो रामप्यारे सिंह वो श्याम बिहारी सिंह 
पिता स्व 0 रामसकल सिंह 

( 


टुनटुन चौबे पिता स्व 0 बबन चौबे 

0 


| निरंकारी आश्रम 

| ( 


अनिल कुमार तिवारी पिता स्व 0 बृज किशोर तिवारी 

0 


राजवंश राम वो दरोगा राम वो वंशनारायण राम वो 
ऋषि राम वो राजेंद्र राम पिता रामबेलास राम 

( 


| बिहार सरकार 

( 


5 


[ फा . सं . 11012 / Ph.V / NH - 2 / Varanasi - Aurangabad / LA / 2009 / 3D2 ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th September , 2021 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


S.O. 3742 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 2815 dated 13.07.2021 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH2 on the stretch of land from Km . 861 to Km . 877.6 ( Kaimoor ) in the district of KAIMUR 
( BHABUA ) in the state of BIHAR 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar " and " Times of 
India ” both dated 21.07.2021 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 


6 


conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : BIHAR 

Sr. 

No. 


1 


2 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH2 in the stretch of 
land from Km . 861 to 0 Km . 877.6 ( Kaimoor ) in the district of KAIMUR ( BHABUA ) in the state of BIHAR 


3 


4 

5 


10 


6 


7 


8 

9 


1 


10 


11 


221 


Taluk : Mohania 

Village : Barej 

1437 

Village : Kauriram 


2364 


32 

33 


35 


38 


Village : Mohaniya 


39 

43 


44 


45 


Survey 
Number 


12 61 


13 62 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


14 63 


District : KAIMUR ( BHABUA ) 

Type of Land 

Nature of 
Land 


Private 


Private 


Private 


Private 
Private 


Private 


Private 


Private 
Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


SCHEDULE 


3 


4 


Residential 


Agriculture 


Residential 


Residential 

Residential 


Residential 


Residential 


Residential 

Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Area in 
Hectare 


0.0035 


0.0056 


0.008 


0.0168 
0.0096 


0.01 


0.0072 


0.0048 
0.0084 


0.008 


0.0108 


0.0056 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


0.0052 


0.0048 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Saroj Kunwar w / o Late Munib Sah 


Mu . Udasi Kunwar w / o svartha Sah vo 
kanahai sah vo parma sah S / o Swarth 
Sah or Ghurfekan sah s / o Raghunandan 
Sah vo Ganga Sah S / o Lakhan Sah 


Sangita Devi w / o Deepak Prasad 

Kesari or Sushila Devi w / o Gulabchand 
Keshari 


Vikrama Yadav father Ramgyani yadav 
Vikram Yadav S / o Ramgyani yadav 

Ajay Pratap Singh S / o Late Hawaldar 
Singh , 


Sharda Singh w / o Preamshanker Singh 
vo Upendra Narayan Singh s / o Lt. 
Avadhesh Singh vo Brijendra Narayan 
Singh s / o Lt. Gayaneshvri Singh vo 
Shyam Lal Gupta and other 

Yamuna Keshari s / o Lt. Haridawar Sah 
Rana Pravin w / o Md . Mustafa Ali 

Jaykishor Singh vo Dhirendra Pratap 
Singh s / o Lt. Baban Singh 


Bhagvanti Devi w / o Babu avdhesh 
Singh 

Lalita Devi w / o Brijbihari Lal 

Sharawan Kumar Singh vo Aman 
Kumar s / o Lt. Harinarayan Singh 


Jaleshari Prasad Singh vo Laleshwari 
Singh vo Kamleshwari Prasad Singh 
S / o Ramadhin Singh 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 

23 

24 


25 


64 


65 


29 


65 


65 


65 


32 


400 


405 


| 406 

407 

| 408 


26 411 


411 


27 411 


Village : Pakarihar 


28 412 


413 


30 427 


31 428 


433 


Private 


33 434 

34 434 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Government 


Private 

Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 

Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 
Agriculture 

Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Residential 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Residential 

Residential 


0.0072 


0.0081 


0.0029 


0.0029 


0.0029 


0.0158 


0.0437 


0.0062 

0.002 

0.0238 


0.0052 


0.0158 


0.0052 


0.0151 


0.058 


0.0288 


0.0124 


0.0048 


0.0176 
0.0038 


Brijbala Devi H / o Narendra Pratap 
Singh vo Rajmuni Kunwar w / o Lt. 
Manager Singh vo Abhiraji Kuwar w / o 
Late Vijay Bahadur Singh 


Sanju Devi w / o Raj Kumar Rai vo 
Pushpa Devi w / o Shivprakash Rai va 
Suman Rai w / o Vipin Rai 


Rajeshwar Chaudhari s / o Lt. Jhuri 
Chaudhari 


7 


Paras Chaudhari s / o Lt. Jhuri 
Chaudhari 

Sarsvati Kuwar w / o Braij Bihari Singh 


Vinod Singh vo Arvind Singh s / o 
Gopal Singh vo Manmohan Singh vo 
Shivnandan Singh s / o Vishvbhar Singh 


Vishanu Prasad vo Indrajeet Prasad s / o 
Lt. Keshav Sah vo Devdasi Devi w / o 
Lt. Vikarama Sah 

Bihar Sarkar 

Nirmala Devi w / o Lt. Ramji Singh 
Nirmala Devi w / o Lt. Ramji Singh 
Tribhuvan Ram S / o Lt. Shivnarayan 
Ram vo Shri Krishan Bhagvan Ram s / o 
Shri Ram Narayan Ram vo Ohm 
Prakash Bharti s / o Lt. Sataynarayan 
Ram 


Vanshanarayan Yadav s / o Ramayan 
Singh vo Antu Singh s / o Kumar Singh 
Brij Bihari Chaudhari vo Ram Pratap 
Chaudhari vo Devanand Chaudhari s / o 
Lt. Shivdhar Singh 


Rampratap Singh urf Badu Singh vo 
Shambhu Singh S / o Lt. Rajaram Singh 
Jayprakash Singh vo Surendra Singh 
s / o Lt. Dayashanker Singh 


Rampratap Singh urf Badu Singh vo 
Shambhu Singh S / o Lt. Rajaram Singh 
vo Jayprakash Singh vo Surendra Singh 
s / o Lt. Dayashanker Singh 


Vinod Singh vo Arvind Singh s / o 
Gopal Singh vo Manmohan Singh vo 
Shivnandan Singh s / o Vishvbhar Singh . 


Shivmurat Singh Yadav s / o Lt. 
Virbhadra Singh Yadav 


Ishawar Dayal Singh vo Uday Pratap 
Singh vo Naresh Singh vo Ramsurat 
Singh vo Rampyare Singh Vo Shyam 
Bihari Singh s / o Lt. Ramsakal Singh 
Tuntun Chaube S / o Lt. Baban Chaube 
Nirankari asharam 


8 


35 


435 


36 435 


37 


439 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Residential 


Residential 


Government Agriculture 

TOTAL 


0.0144 


0.0177 


0.0096 

0.4322 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Anil Kumar Tiwari s / o Lt. Braij Kishor 
Tiwari 


Rajvansh Ram vo Daroga Ram vo 

Vanshnarayan Ram vo Rishi Ram vo 
Rajendra Ram S / o Rambelas Ram 

Bihar Sarkar 


[ F.No. 11012 / Ph.V / NH - 2 / Varanasi - Aurangabad / LA / 2009 / 3D2 ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2021.09.15 22:30:14 + 05'30 ' 


